निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 801 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 जुलाई 2019 


सं० एल / एच०जी० - 14 - 23 / 2017 - 7299 

__ गृह विभाग (विशेष शाखा) 


संकल्प 

9 जुलाई 2019 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1168 , दिनांक 31.01. 2019 द्वारा श्री मनोज कुमार नट , जिला समादेष्टा, बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 14 के 
संगत प्रावधानों के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड संसूचित किया गया । 

2. श्री नट द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक - 220, दिनांक 12.03. 2019 द्वारा उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध अपील 
अभ्यावेदन समर्पित किया गया । 

3. श्री नट द्वारा समर्पित उक्त अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने के 
फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दंडादेश को यथावत् बरकरार 
रखे जाने का निर्णय लिया गया है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 801 - 57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


